निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 383 ) 


24 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 14 मई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

10 दिसम्बर 2012 
सं० भा०आ० - 03 / 02 पार्ट - II - 3804 / प०व० - पर्यावरण एव वन विभागीय संकल्प संख्या 721, दिनांक 21. 
03.2005 द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, भा०व०से० ( से०नि०), जब वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना - सह - मुख्य 
वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार के पद पर कार्यरत थे, के विरूद्ध राशि की माँग नहीं होने अथवा कम होने के बावजूद 
अधिक आवंटन देने , वास्तविक आवश्यकता से अधिक राशि का आवंटन करने , राशि आवंटन करने में किसी मापदण्ड 
का पालन नहीं करने , बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल - I एवं II को दिए गए आवंटन की निकासी के लिए राजकीय 
व्यापार प्रमंडल बेतिया को अनाधिकृत रूप से प्राधिकृत करने, गबन / अनियमितताओं को प्रोत्साहित करने के आरोपो पर 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं इस निमित्त जाँच हेतु राजस्व पर्षद , बिहार, पटना को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । पुन: विभागीय संकल्प संख्या 3386, दिनांक 19. 12 .2007 से श्री सिंह के 
विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार के पत्रांक 730 दिनांक 28.08. 2012 से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन में श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, भा०व०से० ( से०नि० ) के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है । 

जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन से 
सहमत होते हुए श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह , भा०व०से० ( से०नि० ) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने 
का निर्णय लिया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 383-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


